निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 कार्तिक 1931 ( AO ) 
पटना, सोमवार , 16 नवम्बर 2009 


( सं0 पटना 580 ) 


जल संसाधन विभाग 


आदेश 

19 अगस्त 2009 
सं0 07 / ए - 01 - 1000 / 2007 - 2263 - जल संसाधन विभाग , बिहार में कार्यरत सहायक अभियंता 
( असैनिक ) की अंतिम रूप से पारस्परिक वरीयता सूची का प्रकाशन विभागीय आदेश सं0 365 दिनांक 14 फरवरी 
2001 द्वारा किया गया । बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के कार्यान्वयन के फलस्वरूप सहायक अभियंता 
( असैनिक ) के संवर्ग के अंतिम रूप से विभाजन के पश्चात् उत्तरवर्ती बिहार राज्य में सहायक अभियंता संवर्ग में 
कार्यरत पदाधिकारियों / अभियंताओं की अंतिम रूप से वरीयता सूची का प्रकाशन अपेक्षित हो गया , फलस्वरूप 
विभागीय आदेश संख्या 885 , दिनांक 9 अप्रील 2007 द्वारा बिहार राज्य में सेवा आवंटित सहायक अभियंता 
( असैनिक ) की औपबंधिक वरीयता सूची प्रकाशित की गयी और आपत्तियाँ (यदि हो तो ) आमंत्रित की गई । प्राप्त 
आपत्तियों के निराकरण के पश्चात् विभागीय आदेश संख्या 05, दिनांक 03 जनवरी 2008 द्वारा अंतिम रूप से 
सहायक अभियंता ( असैनिक ) के वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया है । 

उक्त प्रकाशित वरीयता सूची 2008 के अनुसार कार्यपालक अभियंता ( असैनिक ) के पद पर प्रोन्नति एवं 
उन्हें देय ए0सी0पी0 का लाभ मुहैया कराने की कार्रवाई के क्रम में उनकी सेवा इतिहास / बायोडाटा विभागीय 
कम्प्यूटर कोषांग में अप्राप्त / अपूर्ण रहने की स्थिति में उक्त प्रोन्नति / लाभ हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने में विभाग 
को कठिनाई का सामना करना पड़ा फलतः विभागीय ज्ञापांक 982, दिनांक 7 अप्रील 2009 द्वारा वांछित सेवा 
इतिहास / बायोडाटा उपलब्ध कराने के निमित प्रेस विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्र, हिन्दुस्तान टाईम्स ऑफ इन्डिया 
एवं प्रभात खबर दैनिक में क्रमश: दिनांक 15 मई 2009 एवं 04 जुलाई 2009 को प्रकाशित किया गया । उक्त प्रेस 
विज्ञप्ति के माध्यम से 15 - 15 दिनों के अंतराल में संबंधित सहायक अभियंताओं से अपना अद्यतन सेवा 
इतिहास / बायोडाटा उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया । उक्त विज्ञापन के प्रकाशन के उपरान्त कुल 32 मामलों 
के विरुद्ध 4 सहायक अभियंताओं से उनका सेवा इतिहास / बायोडाटा / विभाग में सेवारत रहने की सूचना विभाग 
को प्राप्त हो सका । शेष 28 (अट्ठाईस) सहायक अभियंताओं के संबंध में कोई सूचनाएँ प्राप्त नहीं हो सकी । प्रशाखा 
8 से उक्त शेष सहायक अभियंताओं के पदस्थापन की सूचना अनुपलब्ध है एवं उक्त प्रेस विज्ञप्ति के बाद विभागीय 
कम्प्यूटर कोषांग में भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है । फलस्वरूप दिनांक 15 मई 2009 एवं दिनांक 04 जुलाई 2009 
को प्रकाशित प्रेस विज्ञप्ति में निम्नलिखित 28 (अट्ठाईस ) सहायक अभियंता ( असैनिक ) का नाम संबंधित वरीयता 
सूची 08 से विलोपित करने का आदेश सरकार द्वारा प्राप्त हुआ है 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 16 नवम्बर 2009 


क्रमांक 


आई० डी० 


वरीयता क्रमांक / 


सहायक अभियंता 
( असैनिक ) का नाम 


अभ्युक्ति 


वर्ष 


श्री महेश्वरी यादव 


1421 


श्री भगवान सिंह 


1652 


31 /08 


श्री अजय कुमार - 2 


1730 


39 /08 


श्री अनिल कुमार प्रसाद 


2359 


408/08 


5 


| 


श्री सुबोध कुमार सिन्हा 


2394 


429/08 
434/08 


श्री निवास सिन्हा 


2400 


श्री रामलखन प्रसाद 


2435 


452/08 


श्री सुरेश पाण्डेय 


2503 


483 /08 


श्री सुनील कुमार सिन्हा 


2561 


522/08 


श्री शशिभूषण सिंह 


2607 


3390/ 2001 


11 


श्री प्रभात कुमार सिंह 


3303 


665 /08 


12 


श्री रवीन्द्र कुमार 


3336 


685 /08 


13 


| 


श्री सुबोध कुमार सिन्हा 


3364 


704 /08 


14 


श्री अरविन्द कुमार सिन्हा 


3383 


721 / 08 


15 


श्री रामाशंकर सिंह 


3427 


756/08 


16 


| 


श्री प्रभाकर मंडल 


3521 


593/08 


17 


श्री रामेश्वर सिंह 


3552 


805/08 


18 | 


श्री अरूण कुमार यादव 


3584 


834/08 


श्री अशोक कुमार 


3627 


877/08 


20 


श्री धनन्जय कुमार सिंह 


3692 


930 /08 


श्री धनेश कुमार सिंह 


3740 


965 /08 


22 


श्रीमती अपराजिता जायसवाल 


3904 


1044 /08 


23 


3999 


567/ 08 


श्री सरयुग प्रसाद सिंह 
श्री प्रभात कुमार 


____ 24 


4002 


1206/ 08 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 नवम्बर 2009 


25 | श्री तारणी प्रसाद मुख्यिा । 


4426 


1432/08 


26 


श्री शैलेश कुमार 


4427 


1433/08 


27 | श्री उमाशंकर राम 


4575 


1485 / 08 


श्री सत्येन्द्र कुमार 


4594 


1505/ 08 


अतएव उपर्युक्त 28 (अट्ठाईस ) सहायक अभियंता ( असैनिक ) का नाम सहायक अभियंता ( असैनिक ) की 
अंतिम वरीयता सूची दिनांक 3 जनवरी 2008 से विलोपित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

श्रीकृष्ण श्रीवास्तव , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 580 - 571 + 10 - डी०टी०पी० । 

Website: http :// egazette.bih .nic. in 


